निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या 9 


8 फाल्गुन 1940 ( श 0 ) 
पटना , बुधवार , 

27 फरवरी 2019 ( ई 0 ) 


विषय - सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


भाग - 1 -नियुक्ति , पदस्थापन , बदली , शक्ति , छुट्टी और 
अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 

2-2 
भाग - 1 - क - स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश। 
भाग - 1 - ख - मैट्रीकुलेशन , आई 0 ए 0 , आई 0 एससी 0 , 

बी 0 ए 0 , बी 0 एससी0 , एम 0 ए 0 , 
एम 0 एससी 0 , 

लॉ भाग -1 
एम 0 बी 0 बी 0 एस 0 , बी 0 एस 0 ई 0 , डीप0 
इन - एड 0 , एम 0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं 
के परीक्षा - फल , कार्यक्रम , छात्रवृत्ति प्रदान , 
आदि । 


और 2 , 


भाग - 5 -बिहार विधान मंडल में पुर : स्थापित 

विधेयक , उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या 
उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में 

पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग - 7 - संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ 

अनुमति मिल चुकी है। 
भाग - 8 – भारत की संसद में पुर : स्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 


भाग - 1 - ग - शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 


भाग - 2 - बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले 

गये विनियम , आदेश , अधिसूचनाएं और 
नियम आदि । 


भाग - 9 - विज्ञापन 


भाग - 3 – भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 

उच्च न्यायालय के आदेश , अधिसूचनाएं और 
नियम , भारत गजट । और राज्य गजटों के 
उद्धरण । 


भाग - 9 - क - वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
भाग - 9 - ख -निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 

न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं 
इत्यादि । 


3-4 


भाग - 4 - बिहार अधिनियम 


पूरक 


पूरक - क 


2 


बिहार गजट , 27 फरवरी 2019 


भाग -1 
नियुक्ति , पदस्थापन , बदली , शक्ति , छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 


निर्वाचन विभाग 


अधिसूचना 

15 फरवरी 2019 
सं 0 ई2-2-025 / 2018-08 --बिहार सेवा संहिता के नियम 234 एवं वित्त विभाग , बिहार, पटना की अधिसूचना 
सं0-7152 दिनांक 17.08.2015 में निहित प्रावधानों के आलोक में श्री भोला राम (बि 0 नि 0 से0), उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, 
भागलपुर प्रमंडल , भागलपुर को पत्नी की चिकित्सा के निमित्त दिनांक 16.08.2018 से 31.08.2018 तक कुल 16 ( सोलह) दिनों 
के रूपान्तरित अवकाश की स्वीकृति दी जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
प्रवीण कुमार गुप्ता, संयुक्त सचिव - सह 

संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी । 


गृह विभाग 


( आरक्षी शाखा) 


अधिसूचनाएं 

21 फरवरी 2019 
सं 0 1 / एल1-10-02 / 2015 - गृ0 आ0-1732 -- श्री आनन्द कुमार, भा 0 पु0 से 0 ( 2012), समादेष्टा, बिहार सैन्य 
पुलिस -07 , कटिहार को अपनी बहन की शादी हेतु अखिल भारतीय सेवाएं ( छुट्टी) नियमावली 1955 के नियम 10, 11 एवं 
20 के अन्तर्गत दिनांक 19.02.2019 से 01.03.2019 तक कुल 11 ( ग्यारह) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की 
जाती है । 

2. श्री आनन्द कुमार, के उक्त अवकाश अवधि में उनके द्वारा धारित पद के अतिरिक्त प्रभार में श्री विकास कुमार , 
पुलिस अधीक्षक , कटिहार रहेंगें । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
रंजन कुमार सिन्हा, संयुक्त सचिव । 


21 फरवरी 2019 
सं 0 1 / एल1-10-03 / 2018– गृ आ0-1731 -- श्री हृदयकांत, भा 0 पु0 से 0 (2015) , सहायक पुलिस अधीक्षक , 
(परीक्ष्यमान), गया को अपनी शादी हेतु अखिल भारतीय सेवाएँ ( छुट्टी) नियमावली 1955 के नियम 10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत 
दिनांक 21.02.2019 से 10.03.2019 तक कुल 18 ( अठारह) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
रंजन कुमार सिन्हा, संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , 


सचिवालय 

मुद्रणालय 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 49-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website : http : // egazette .bih.nic.in 


बिहार गजट , 27 फरवरी 2019 


3 


भाग - 9 - ख 
निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 

सूचनाएं इत्यादि 


सूचना 


सं 0 204 --मैं हर्षवर्द्धन, पिता श्री चिरंजीव लाल , जन्मतिथि -24 अगस्त 1989 निवासी बलभद्रपुर लहेरियासराय, 
दरभंगा घोषणा करता हूं कि मैं आज से हर्षवर्द्धन लाल के नाम से जाना जाऊंगा। मेरा शैक्षणिक , पासपोर्ट , पैनकार्ड, आधार 
कार्ड , बैंक खाता एवं अन्य दस्तावेज संबंधित कागजात पर दर्ज हर्षवर्द्धन के बदले हर्षवर्द्धन लाल पढ़ा जाय । मेरा शपथ पत्र 
संख्या 17, दिनांक 03.10.2018 है । 

हर्षवर्द्धन । 
No. 204--1, Harshvardhan S / o Sri Chiranjiva Lal, R / O Mohalla - Balbhadrapur, PO + PS 
Laheriasarai, Distt .-Darbhanga declare vide Affd . No. 17 , dated 03.10.2018 that now I shall be 
known as Harshvardhan Lal. 

Harshvardhan . 


No. 221 -- I, ASHUTOSH, S / O Shri Ram Pravesh Maharaj , R/ o Gandhi Lane West Panchshil 
Nagar, Danapur , Patna declare that vide Affd . No. 2743 dated 08.12.2018 will be known as 
Ashutosh Kumar. 

ASHUTOSH. 


सं ० 222 -- मैं , मिनाक्षी कुमारी, पिता - नवल 

कुमारी, पिता - नवल किशोर चौधरी, पता- H.No. - 38 / 5, 
पो o + थाना - शास्त्रीनगर, पटना -23, Affd. No. 27320 Dated 06.12.2018 द्वारा यह घोषणा करती हूं कि अब मैं मिनाक्षी 
कुमारी चौधरी के नाम से जानी जाऊंगी । 

मिनाक्षी कुमारी । 
No. 222 --I, Minakshi Kumari D / O Nawal Kishore Choudhary , R/ p House No. 38/5, Patel 
Nagar ( East), P.0 . & P.S. Shastri Nagar , Distt. Patna- 23 declare vide Affd. No. 27320 dated 
06-12-2018 that now onwards I shallbe known as Minakshi Kumari Choudhary . 

Minakshi Kumari. 


No. 223—1, BINNY KUMARI, D /o Birendra Prasad , R /O Mohanpur, Punaichak , P.S. 
Shastrinagar , Patna, Bihar, do hereby solemnly affirm and declare as follows That I am citizen of 
India that Binny Kumari and Kumari Binny both are the same and one person . 

BINNY KUMARI. 


सं 0 224 -- मैं नीलू कुमारी सिंह पति श्याम कुमार पाण्डेय भारतीय नौसेना में पेटी ऑफिसर रैंक से रिटायर्ड जिनकी 
मृत्यु 23.07.2018 को हो गई, सा o- रामचंद्रपुर, जि 0 - गोपालगंज , बिहार -841440, शपथपत्र सं0 14516 दिनांक 25.10.2018 
द्वारा घोषणा करती हूँ कि शादी के बाद मेरा नाम नीलू पाण्डेय हो गया । मेरा मूल नाम नीलू कुमारी सिंह है जो मेरे आधार 
कार्ड में दर्ज है । अब मेरा वर्तमान नाम नीलू कुमारी सिंह रहेगा । 

नीलू कुमारी सिंह । 


सं 0 225 -- मैं चन्दन , पिताः रणविजय सिंह, H/ no.15 , खोजा इमली , आनन्दमयी कॉलोनी , फुलवारीशरीफ पटना, 
श . स 25693 दिनांक 15.11.18 से चन्दन सिंह के नाम से जाना जाऊंगा। 


चन्दन । 


4 


बिहार गजट , 27 फरवरी 2019 


No. 225 --I, CHANDAN, S / O Ranvijay Singh R/ O H. No.15 , Khoja Imli , Anandmayi Colony, 
Phulwarisharif , Patna vide Afd no. 25693 dated 15.11.18 shall be known as Chandan Singh . 

CHANDAN. 


th 


No. 226 — I, MANISH KUMAR ANAND, Son of SURESH RAM resident of Anand 
Vihar, Rukunpura, Patna 800014 vide affidavit no . 16841 dated 23.07.2018 shall be known as 
MANISH ANAND need to change my name for 10 " CBSE Certificate my Roll No. is 7142062 
passing year 2012 . 

MANISH KUMAR ANAND . 


1 . 


सं 0 227 -- मैं , कुमारी नीलम सिन्हा , पति- डॉ 0 अमोद कुमार, पता- 104 ए, रंजन पैलेस , जागृति 
कॉलोनी, आशियाना रोड , पोस्ट- बिभी0 कॉलेज , थाना- राजीव नगर, जिला- पटना-14 , (बिहार ) । 

यह कि मैं कुमारी नीलम सिन्हा , शपथ पत्र संख- 530 , दिनांक 9.1.19 के आलोक मे अब मेरा नीलम 
सिन्हा के नाम से जानी एवं पहचानी जाउँगी । ये सभी कार्य के लिए मान्य होगा । 

कुमारी नीलम सिन्हा । 
No. 227--1 KUMARI NILAM SINHA W /o Dr. Amod Kumar R /o- 104 - A Ranjan Palace , 
Jagriti Colony, Ashiana Road , P.O.- B.V. College , PS- Rajiv Nagar, Patna - 14 , Bihar vide affidavit 
no .- 530 , dated 9.1.19 shall be known as Nilam Sinha . 

KUMARI NILAM SINHA . 


सं 0 233 -- मैं महजबीन पति - अफजल इमाम, निवास मुहल्ला - आलमगंज , नरकट घाट , पठान टोली, पो० 
गुलजारबाग, थाना - आलमगंज, पटना -800007 (बिहार) शपथ पत्र सं ० 8743 / 13.12.18 द्वारा सूचित करती हूँ कि मो 0 हारिश 
इमाम मेरा पुत्र है । मेरे पुत्र के स्कूल के रजिस्टर में भूलवश मेरा नाम महजबीन शाहीन दर्ज हो गया है जो गलत है । सही 
नाम महजबीन है । 

महजबीन । 
No. 233-- I, Mahjabeen w / o AfzalImam R/ 0 of Alamganj, Narkat Ghat, Pathan Toli , P.0 
Gulzarbagh , P.S- Alamganj, Patna - 800007 (Bihar). Declare vide Affidavit . No. 8743 Dated 
13.12.2018 that in my Son Mohammad Haarish Imam School Reg . myname has been wrongly 
mentioned as Mahjabeen Shaheen inplace of correct nameMahjabeen . 

Mahjabeen. 


- 


- 


सं 0 243 -- मैं सपना खण्डूजा, पुत्री - स्व 0 तपन लाल भारती, निवासी - 402- F, अमर कुंज अपार्टमेंट , विवेकानन्द 
मार्ग, बोरिंग रोड, पटना -800013, ने शपथ संख्या 2749 दिनांक 09.02.2019 द्वारा घोषणा की है कि श्री सी 0 पी 0 खण्डूजा के 
साथ शादी के पश्चात् मैंने अपना नाम अपने पति के सरनेम के अनुसार परिवर्तित करते हुए सपना खण्डूजा कर लिया है । मैं 
यह घोषणा करती हूं कि सपना भारती एवं सपना खण्डूजा एक ही व्यक्ति का नाम है और यह व्यक्ति मैं स्वयं हूँ । 

सपना खण्डूजा । 
No. 243-- 1, Sapna Khanduja , D /o Late Tapan Lal Bharti, R / O 402 - F, Amarkunj Apartment, 
Vivekanand Marg , Boring Road , Patna- 800013 , Bihar , vide Affidavit No. 2749 dated 09.02.2019 
have declared that after marriage with Sri C.P. Khanduja, I have changed my name from Sapna 
Bharti to Sapna Khanduja and that Sapna Khanduja & Sapna Bharti is the name of the same 
person and that person is me. 

Sapna Khanduja . 


अधीक्षक , 


सचिवालय 

मुद्रणालय 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 49-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website : http : // egazette . bih.nic.in 


